निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 ज्येष्ठ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 517) पटना , बुधवार , 21 जून 2017 


" 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 जून 2017 
सं0 वन अरा०स्था० - 15 / 2012 - 1999 / प०व० — भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2017 " 
का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ - ( 1 ) यह नियमावली "बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) 
(संशोधन ) नियमावली, 2017 " कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2013 का नियम - 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


।। 


3 


| क्र० कोटि का नाम 

स्तर 
23 

2 
। ( क ) | निम्न वर्गीय लिपिक 

मूल कोटि 
उच्च वर्गीय लिपिक 

प्रथम प्रोन्नति स्तर 
प्रधान लिपिक 

द्वितीय प्रोन्नति स्तर 
सहायक प्रशासी पदाधिकारी 

तृतीय प्रोन्नति स्तर 


उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा, समय - समय पर, विनिश्चित किया 
जाय । 
टिप्पणी : -निम्न वर्गीय लिपिक एवं उच्च वर्गीय लिपिक , प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान 
अगले आदेश तक जारी रहेगा । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


ers 


PER JGTC ( 37HTETUT) , 21 oct 2017 

The 14th June 2017 
No. Van Ara. Astha .- 15 /2012 -1999/ E & F — In exercise of the Powers conferred by 
proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby pleased 
to make the following Rules to amend the Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment and 
Condition of Service) Rule, 2017 : 

1. Short title , extent and commencement – (1 ) These Rules may be called as the 
Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment and Condition of Service ) (Amendment ) Rules , 


2017 . 


(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar 


( 3 ) It shall come into force with immediate effect . 
2 . Section 3 of the said Rules, 2013 shall be substituted by following - 


113 


Sl.No. 


Level 


3 


(A ) 
(B ) 
(C ) 
(D ) 


Name of Category 

2 
Lower Division Clerk 
Upper Division Clerk 
Head Clerk 
Assistant Administrative Officer 


Basic Category 
First Promotion Level 
Second Promotion Level 
Third Promotion Level 


The pay scale of above posts will be the same as may be determined by State 
Government ( Finance Department), from time to time, for these posts . 
Note : — The existing hierarchical structure of LDC , UDC , Head Clerk and Office 

Superintendent shall continue till further order.” 


By order of the Governor of Bihar, 

VIVEK KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fabR JJC ( HTHTERUT ) 517 - 571 + 500 - stodoutoj 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


